रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO. D. L.- 33004/99 


MP 


. 


. .Pl 


+1 


TRAN 


: : 


.: 


- 


Artert. 


... 


- 


- 


-1. 


- 


- - 


. 


: 


-- 


MAMM 


: 


1 


। 


। 


सामवजात 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , दिसम्बर 18, 2015 / अग्रहायण 27 , 1937 
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 18 , 2015 /AGRAHAYANA 27 , 1937 


सं. 2758 ] 
No. 2758 ] 


सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 18 दिसम्बर, 2015 
का. आ. 3476( अ).- केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि 
आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -18 के किमी 18/4 से किमी 56/0 भूखण्ड के निर्माण ( चौड़ीकरण /पेव्ड 
शोल्डर सहित 2 लेन का बनाना, आदि ), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका 
संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है : 

___ कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3(ग) की उपधारा (1 ) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के 
लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ; 

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , अर्थात् संयुक्त कलेक्टर, चित्तूर, आंध्र प्रदेश को लिखित रूप में किया जाएगा और 
उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या विधि व्यवसायी के माध्यम से 
सुनवाई का अवसर देगा और ऐसे आक्षेप की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात् , यदि कोई हो , जिसे सक्षम 
पदाधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेप को अनुज्ञात करेगा या अननुज्ञात करेगा ; 

उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उपधारा ( 2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ; 


और 


इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली भूमि के रेखांक एवं अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं 
और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है । 


5341 GI/ 2015 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (ii)] 


अनुसूची 
आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 18 के किमी 18400 से किमी 56000 भूखण्ड के निर्माण ( चौड़ीकरण/पेन्ड 
शोल्डर सहित 2 लेन का बनाना, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के संबंध में पड़ने वाली भूमि का संरचना सहित अथवा संरचना 

रहित , किए जाने वाले भूमि अधिग्रहण का संक्षिप्त विवरण 


गांव का नाम 


सर्वे. सं . 


भूमि का प्रकार 


भूमि की प्रकृति । 


क्षे. वर्गमी. में 


जिला का नाम 

तालुक/ मंडल का 

नाम 
23 
____ चित्तूर | पुथलापटू 


तेनेपल्ली 


597 


3208 


1276 


2369 


1719 


2264 


3947 


7 
असिंचित 
असिंचित 
असिंचित 
असिंचित 
असिंचित 
असिंचित 
सिंचित 
सिंचित 
सिंचित 
सिंचित 
पोरांबोके 
सिंचित 
असिंचित 
असिंचित 
पोरांबोके 
पोरांबोके 


251 


1592 


85 


1391 


12 


343 


13 


261 सरकारी 
262 सरकारी 
263 सरकारी 
265 सरकारी 
266 सरकारी 
267 सरकारी 
311 सरकारी 
312 सरकारी 
509 सरकारी 
511 सरकारी 
512/ 1 सरकारी 
512/ 2 

सरकारी 
513 सरकारी 
520 सरकारी 
53 सरकारी 
54 सरकारी 

गांव क्षेत्रफल 
400 

सरकारी 
403 सरकारी 
404 सरकारी 

सरकारी 
408 सरकारी 
409 सरकारी 

सरकारी 
411 सरकारी 
421 । सरकारी 

गांव क्षेत्रफल 


35 


14 


1800 


15 


826 


21703 
408 


तलपुलापल्ली 


16 
17 
18 


763 


745 


19 


407 


597 


20 


पोरांबोके 
असिंचित 
असिंचित 
सिंचित 
सिंचित 
सिंचित 
सिंचित 
सिंचित 
सिंचित 


1126 


21 


1076 


22 


410 


1129 


23 


34 
954 


24 


6832 


25 | 


चित्तूर 


। 


पकाला 


दमालाचेरुवू 


1022 


555 


निजी 
सरकारी 
निजी 
निजी 


असिंचित 
ग्राम कांटा 
असिंचित 
असिंचित 


26 


1028 


448 


27 


1029 


1196 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


28 


1031 


1149 


1042 


29 
30 


342 
478 


1419 


31 


1420 


701 


32 


1421 


1080 


33 


1424 


461 


34 


2142 


286 


35 


2260 


116 
6810 


36 


चित्तूर 


पुलीचेरला 


कल्लूर 


152 


110 


37 


170 


1043 


38 


175 


2314 


177 


2820 


40 


179 


2088 


183 


2641 


सरकारी पोरांबोके 
निजी असिंचित 
निजी असिंचित 
सरकारी जे. पी . हाई स्कूल 
निजी 

असिंचित 
सरकारी पोरांबोके 
निजी 

पट्टा 
निजी 

असिंचित 
निजी असिंचित 

गांव क्षेत्रफल 
सरकारी पोरांबोके 
सरकारी असिंचित 
सरकारी असिंचित 
सरकारी पोरांबोके 
सरकारी ग्राम कांटा 
सरकारी पोरांबोके 
सरकारी ग्राम कांटा 
ईनम 

असिंचित 
सरकारी 

पोरांबोके 
सरकारी ग्राम कांटा 
सरकारी असिंचित 

असिंचित 
निजी 

असिंचित 
निजी 

असिंचित 
गांव क्षेत्रफल 
निजी 

असिंचित 
निजी असिंचित 
निजी 

असिंचित 
निजी 

असिंचित 
निजी असिंचित 
सरकारी असिंचित 
निजी असिंचित 
सरकारी असिंचित 
निजी 

असिंचित 
निजी 

असिंचित 
गांव क्षेत्रफल 


42 


311 


1983 


51 


निजी 


4169 


43 
44 
45 


52 


2509 


53 


445 


20122 


46 


देवालमपेटा 


32 


1295 


33 


7285 


47 
48 
49 


19143 


35 
297 


1902 


50 


298 


10522 


51 


301 


7527 


52 


321 


9349 


327 


4816 


61839 


54 


अय्यावंदला 
पल्ली 


__ 13 


निजी 


असिंचित 


8143 


गांव क्षेत्रफल 

8143 
कुल क्षेत्रफल 

125449 
[ फा सं आरडब्ल्यू/ एनएच-12011/ 29/ 2015 - एपी / पी -7 ] 

माया प्रकाश, निदेशक 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (ii)] 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 18th December , 2015 
S . O . 3476 ( E ). — In exercise of powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 3A of the National 
Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after 
being satisfied that for the public purpose, the land , the brief description of which is given in the Schedule 
below , is required for in the stretch of land from 18 /4 Km to 5670 Km of the National Highway No. 18 for 
building (widening/ Two lane with Paved Shoulders etc .,) maintenance , management and operation in the 
district of Chittoor in the State of Andhra Pradesh , hereby declares its intention to acquire such land ; 

Any person interested in the said land may , within twenty -one days from the date of publication of 
this notification in the Official Gazette , object to the use of such land for the aforesaid purpose under 
sub -section (1 ) of section 3C of the said Act; 

Every such objection shall be made to the competent authority , namely, the Joint Collector, 
Chittoor, Andhra Pradesh , in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall 
give the objector an opportunity of being heard , either in person or by a legal practitioner, and may , after 
hearing all such objections and after making such further enquiry , if any, as the competent authority thinks 
necessary , by order, either allow or disallow the objections; 

Any order made by the competent authority under sub - section (2 ) of section 3C of the said Act shall 
be final; 

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and 
can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority . 

SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure, falling within the stretch of land from 18 .400 Km . 
to 56 .000 Km . of the National Highway No. 18 for building(widening/ Two lane with Paved shoulders etc .)maintenance , 

management and operation in the district of Chittoor in the State of Andhra Pradesh . 


Si. 


Name of 
District 


Survey 
No. 


Name of Village 


No. 


Area in Sqr. 

Mtrs 


Type of Land | Nature of Land 


Name of 

Taluk/ 
Mandal 

3 
Puthalapattu 


6 


7 


1 


Chittoo 
Chittoor 


Tenepalli 


Dry 


Dry 
Dry 
Dry 


00valuAWN 


8 
597 
3208 
1276 
2369 
1719 
2264 


Dry 


3947 


251 
1592 
85 


| 10 


11 


261 Government 
262 Government 
263 Government 
265 Government 
266 Government 
267 Government 
311 Government 
312 Government 
509 Government 
511 Government 
512 / 1 Government 
512/ 2 Government 
513 Government 
520 Government 
53 Government 

Government 
Village Area 
400 Government 
403 Government 
404 Government 
407 Government 
408 Government 
409 Government 
410 Government 


Dry 
Wet 
Wet 
Wet 

Wet 
Paromboke 

Wet 
Dry 

Dry 
Paromboke 
Paromboke 


1391 


12 
13 
14 
15 


54 


Talapulapali 


16 
17 
18 


Paromboke 

Dry 
Dry 
Wet 


343 

35 
1800 

826 
21703 
408 
763 
745 
597 
1126 
1076 
1129 


19 


20 


Wet 


21 


Wet 
Wet 


22 


[ 411 II - QUS 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


23 


411 Government 
| 421 Government 

Village Area 


Wet 
Wet 


24 


34 
954 
6832 


Chittoor 


Pakala 


Damalacheruvu 


| 


1022 


555 


26 
27 


28 


1028 
1029 
1031 
1042 
1419 
1420 


448 
1196 
1149 
342 
478 
701 


29 


30 
31 


1421 


1080 


461 


1424 
2142 
2260 


35 


286 
116 
6810 
110 
1043 
2314 


Chittoor 


Pulicherla 


Kallur 


36 
37 
38 


152 
170 
175 


39 


177 


2820 


179 


Private 

Dry 
Government Gram Kanta 
Private 

Dry 
Private 

Dry 
Government Paromboke 
Private 

Dry 
Private 

Dry 
Government Z . P High School 
Private 

Dry 
Government Paromboke 
Private 

Patta 
Private 

Dry 
Private 

Dry 
Village Area 
Government Paromboke 
Government 

Dry 
Government 1 Dry 
Government Paromboke 
Government / Grama Kanta 
Government Paromboke 
Government Grama Kanta 
Inam 

Dry 
Government Paromboke 
Government / Grama Kanta 
Government 

Dry 
Private 

Dry 
Private 

Dry 
Private 
Village Area 
Private 

Dry 
Private 

Dry 
Private 

Dry 
Private 

Dry 
Private 

Dry 
Government 

Dry 
Private 

Dry 
Government 

Dry 
Private 
Private 

Dry 
Village Area 


2088 


183 


2641 


42 


311 
51 
52 


44 


45 


53 


Dry 


1983 
4169 
2509 
445 
20122 
1295 
7285 
19143 
1902 
10522 


46 


Devalampeta 


47 


33 


48 


35 


49 


297 
298 


50 


51 


301 


7527 


321 


9349 


Dry 


327 


4816 
61839 


ea 


54 


Ayyavandla 

Palli 


13 


Private 


Dry 


8143 


Village Area 
Total Area 


8143 
125449 


[ F . No . RW /NH - 12011/ 29 /2015 - AP /P - 7 ] 

MAYA PRAKASH , Director 


Printed by theManager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi-110054 . 


